. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 भाद्र , 1938 ( श० ) 


संख्या- 652 राँची, सोमवार , 


4 सितम्बर , 2017 (ई० ) 


पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्यविभाग 


अधिसूचना 
21 अगस्त , 2017 


संख्या - पर्य ./ यो.- 43 / 2016 - 07-- पर्यटन, कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा 
कार्य विभाग , झारखण्ड, राँची के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्य निदेशालय , झारखण्ड, राँची 
तथा क्रीड़ा निदेशालय , झारखण्ड, राँची को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित 
किया जाता है । 

2. तदनुसार झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के प्रथम अनुसूची को 
संशोधित समझा जायेगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 4 सितम्बर , 2017 


3. एतद् संबंधी प्रस्ताव में कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, 
झारखण्ड , राँची की सहमति प्राप्त है एवं यह विधि विभाग से विधिक्षित है । 


4 . यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल शर्मा, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 652-- 50 


